than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 वैशाख , 1937 ( श० ) 
राँची , गुरुवार 

30 अप्रैल, 20 15 ( ई० ) 


संख्या 2 6 4 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


28 अप्रैल, 2 0 15 


संख्या- 3/ पद.. 1(ग) - 06 / 2014 का . 3911-- संयुक्त सचिव , राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री कौशल किशोर ठाकुर , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 472 / 03, गृह जिला . कटिहार) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद् , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद .. 1( ग)- 06 / 2014 का . 3912 -- राजस्व पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर उरांव , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 590/ 03, गृह जिला- लोहरदगा ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद् , गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद .. 1( ग)- 06 / 2014 का . 3913 -- संयुक्त सचिव, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 449/ 03, गृह जिला. मुंगेर ) को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 30 अप्रैल , 20 15 _ 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद्, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


संख्या- 3/ पद .. 1(ग)- 06 / 2014 का . 3914-- संयुक्त सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 440 / 03, गृह जिला- वैशाली) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, देवघर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद.. 1(ग)- 06/ 2014 का . 3915 -- अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री 
चितरंजन कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 473/ 03, गृह जिला. चतरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद.. 1( ग) - 06/ 2014 का . 3916-- निदेशक निगरानी, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनोद अनुग्रह मिंज , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 554/ 03, गृह जिला. 
राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-3/ पद.. 1(ग)• 06/ 2014 का . 3917-- अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, धनबाद के पद 
पर पदस्थापित श्री भवानी प्रसाद लाल दास , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 430 / 03 , गृह जिला- सहरसा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद.. 1(ग)- 06 / 2014 का . 3918-- उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित ( अधिसूचित अपर समाहर्ता, गोड्डा) श्री रामाकान्त सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 542 / 03 , गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक , 
उद्योग विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद.. 1( ग)- 06 / 2014 का . 3919-- उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित डा0 लाल मोहन महतो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
679 / 03 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, झारखण्ड राज्य 
कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 30 अप्रैल , 2 0 15 


संख्या- 3/ पद.. 1( ग) - 06 / 2014 का . 3920 -- उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद्, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री रामाशंकर प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 546 / 03 , गृह 
जिला. सारण) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, मंत्रिमंडल ( निगरानी) विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.. 1(ग)- 06 / 2014 का . 3921-- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद्, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री अंजनी कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 570 / 03 , गृह 
जिला. मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद .. 1( ग) - 06 / 2014 का . 3922-- उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद , देवघर के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 541/03, गृह 
जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , योजना एवं विकास विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद.. 1(ग)- 06 / 2014 का . 3923-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री चन्द्रशेखर प्रसाद , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 596 / 03, गृह जिला. गोपालगंज ) को अगले आदेश तक आयुक्त के सचिव , 
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


___ संख्या- 3/ पद .. 1( ग)- 06 / 2014 का . 3924 -- उप सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुधीर कुमार रंजन, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 633 /03, गृह जिला . 
हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है और उनका 
पदस्थापन कही नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में 
योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 64 – 50 । 


